PART 1) 


HARYANA Govr GAZ ., SEPT . 16, 1986 (BHDR. 25 , 1908 SAKA) 


2555 


षि विभाग 


दिनांक 9 सितम्बर , 1986 


संख्या 3810-कृषि-1 ( 2)-86/18744.-- भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की 

की धारा 48 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल कोसली , 
तहसील कोसली , जिला रोहतक में जिसके बारे में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, कृषि विभाग 
अधिसूचना संख्या 90 7-कृषि-I] ( 2)-86/10897, दिनांक 28 मई, 1986 की जारी को गई थी , अर्जन से प्रत्याहृत करते हैं । 


के . के . शर्मा, 


चण्डीगढ़ , दिनांक 26 अगस्त , 1986. 


पायुक्त एवं संचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 1st September, 1986 
No. 328 - R -III - 86 / 26405. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land described 
in the specification below is needed by the Government, at public expense, for a public purpose , 
namely, for the construction of Sub- Tehsil Complex, Ellenabad , tehsil and aistrict Sirsa, it is hereby 
notified that the land described in the specification below is needed for the above purpose . 


. 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby autho 
rises the Collector, Sirsa with such other officers and officials , for the time being cogaged in the under 
taking , to enter upon and survey any land in the locality and to do other acts required or permitted 
by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the said locality , 
may within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in 
two newspapers or publicity in locality , whichever is later, file an objection, if any, in writing 
before District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, Sirsa , District Sirsa . 

Plan of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer- cum - Land Acquisition 
Collector , Sirsa , District Sirsa . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Kanal Marla 


Village / 
Locality 


Area in 
Acres 


Rect. No. 
Khasra No. 


Sirsa 


Sirsa 


Ellenabad 


2.62 


3/24 
12/4 
12/5/1 
12/5/2 


5-5 
8-0 
2-16 
4-18 


2 Acres, 4 Kanals , 19 Marlas 


20-19 


L. C. GUPTA , 


Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department, Chandigarh. 


2556 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 16, 1986 ( BHDR. 25 , 1908 SAKA) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


दिनांक 1 सितम्बर, 1986 


से ० 328-र- 3-86/ 26405.-~-चूं कि हरियाणा के 

हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित 
भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन, अति तहसील एवं जिला सिरमा, में उप तहसील कम्पलैक्स ऐलनाबाद , 
के निर्माण करने के लिए अपेक्षित है , इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वणित भूमि 
उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा कलक्टर , 
सिरसा तथा इस समय इस कार्य में लगे ऐसे प्रधिकारियों तमा कर्मचारियों को परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण 
करने तथा उस वारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे उक्त परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र 
या प्रकाशन अथवा दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के 
भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, सिरसा, जिला सिरसा के सामने लिखित रूप में आक्षेप , यदि कोई 
है , दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, सिरसा , जिला सिरमा के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव / परिक्षेत्र 


एकड़ों में क्षेत्र 


प्रायत सं ० / खसरा सं ० 


कनाल मरला 


सिरसा 


सिरसा 


ऐलनाबाद 


2.62 


3/24 


55 


12/4 


8 0 


12/5/1 


2 


16 


12/5/2 


4 


18 


2 एकड़ , 4 कनाल , 19 मरले 


20 


19 


एल ० सी ० गुप्ता , 


सचिव , हरियाणा सरकार , 
राजस्व विभाग , चण्डीगढ़ । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


Ambala Circle 

The 22nd August , 1986 
No. S.E./P.W.D./B . & R./Ambala/1468.--Whereas it appears to the Governor oi Haryana that 
land is likely to be required to be taken by the Government at the public expenses for a public 
purpose , namely , for constructing a link road from Ambala -Buraula road to village Laliana via Bichpari 
in Ambala District (Left out Nos), it is hereby notified that the land in the locality described below is 
likely to be required for the above purpose . 


- 


PARTI 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 16 , 1986 (BHDR , 25 , 1908 SAKA ) 


2557 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 , 
to all whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers for the time being engaged in the under taking with their servants and work 
men to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by 
that section . 


Any person interested who has objection for the any acquisition in any land in the locality 
may, within thirty days of the publication of this notification , file an objection in writing before the 
District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Ambala . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Hadbast 

No. 


Rectangle /Kila No. 


Area 

in 
Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Ambala 


Ambala 


Laliana 


269 


0.12 


313, 53/1 , 53/2 , 53/3 , 53/4 , 

53/5, 53/6, 53/7 


( Sd.) 


Superintending Engineer , 
Ambala Circle, P.W.D., B. & R. Branch, 

Ambala C • ntt . 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं मार्ग शाखा 


अम्बाला वृत 


दिनांक 22 अगस्त , 1986 


नं ० एस ० सो ०/ लो.नि.वि./ भ ० एवं स . / अम्बाला / 1468.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल 

को प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा सरकारी गम पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, जिला प्रत्रता में अम्बाला बरौला सड़क से गांव लानयाना बरास्ता 
बिचपड़ी तक सम्पर्क सड़क का निर्माण ( खसरों के नं ० जो रह गये थे) हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतः यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का प्रर्जन अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की 
ती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए 
अधिकारियों तो अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त 
धारा द्वारा प्रोक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना 
के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर अपनी आक्षेप लिखित रूप से जिला राजस्व अधिकारी तथा भमि अर्जन समाहर्ता, 
अम्बाला , के समक्ष दायर कर सकता है । 


2558 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. 16 , 1986 (BHDR . 25 , 1908 SAKA ) 


( PART ) 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 
गांव 


क्षेत्रफल 


हदवस्त 
नं . 


रैक्टंगल नं ०/किला नं ० 


एकड़ों में 


अम्बाला 


अम्बाला 


ललयाना 


269 


0.12 


53,1, 53/2, 533, 53/1, 53/5, 53/6 , 
53/7 


বন্ধু, 


अधीक्षक अभियन्ता . 
अम्बाला परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग , 


भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


CORRIGENDUM 


+ 


The 5th September , 1986 
Whereas it appears to the Governor of Haryana that 

the Governor of Haryana that the notification under section IV 
for the construction of , road from Mandkola Hathin to village Aluka in Faridabad District issued , 
vide notification No. SE/PWD / B & R/ Gurga n/1915 , dated 19th July, 1986 as published in the 
Haryana Government Gozette on 12th August , 1986 at page 2262 , the following Khasra No. were 
omitted which are now being published . 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Locality / 
Village 


H.B. 
No. 


Area in 

Acres 


Faridabad 


Hathin 


Aluka 


222 


2.07 


20 


9 , 10, 11/1 . 112, 20 


१ 


21 


15 . 16/1 . 16/2 , 
23, 24/ 1,24/ 2 


17: 1 . 25. 172 


24 


26 : 1 , 16/2. 17, 20 


25 


10 , 


3/1. 3/2. 4. 8 . 

4 , 8, 9/1, 9.2, 
11: 1 , 11.2, J2, 20 

( 36 ) 


Total 


3.23 acres 


( Sd) 


. 


Superintending Engineer, 

Gurnaon Circle , 


